निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 29 


14 श्रावण , 1931 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

5 अगस्त , 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स्थापित 


2-6 


भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग - 5 — बिहार विधान मंडल में 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित 
उपस्थापित किये 
किये जानेवाले 

प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ०एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग -9_विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


7-7 


पूरक 


भाग-4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


9-10 


2 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2009 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


कार्मिक विभाग 


अधिसूचना 

23 जुलाई 2009 
संख्या 7 पी 4-2-14 / 2007-7163 – का ० — दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973( ऐक्ट 2, 1974) की धारा -21 के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित पदाधिकारियों को दिनांक 10 
जुलाई 2009 से 25 जुलाई 2009 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित जिले के लिए विशेष कार्यपालक 
दंडाधिकारी नियुक्त करते है और निदेश देते है कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 
1974 ) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 

राज्यपाल उक्त पदाधिकारियों के धारा -144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शक्यिां प्रदान करते है । 


List of static -cum -box collectingmagistrate : Purnia District 
Purnea -Araria -Kishanganj Local Authority Election 2009 


SLNO 


NAME 


DESIGNATION 


OFFICE 


1 


PAWAN KUMAR MANDAL 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE DHAMDAHA 


2 


KAVINDRANATH THAKUR 


DISTRICT 
COOPERATIVE 
OFFICER 


DISTRICT COOPERATIVE OFFICE 
PURNIA 


3 


BINOD KUMAR PANKAJ 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE SRINAGAR 


4 


SUDHIR KUMAR 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE PURNIA EAST 


5 


NADIMUL GAFFAR SIDDIQUE 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE DAGARUA 


6 


GOPAL SHARAN 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE BAISA 


7 


R.L. SATYARTHI 


NATIONAL 
SAVING OFFICER 


NATIONAL SAVING OFFICE 
PURNIA 


8 


MANOJ KUMAR 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE KASBA 


9 


ARVIND KUMAR BHARTI 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE BAISI 


10 


CHHANGURIMANDAL 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE RUPOULI 


11 


DIPAK KUMAR SAHU 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE K.NAGAR 


12 


SHATRUGHAN KAMTI 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE BHAWANIPUR 


13 


MANOJ KUMAR JHA 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE BANMANKHI 


PER JGTC , 530H 2009 


3 


SLNO 


NAME 


DESIGNATION 


OFFICE 


14 


MD . IMRAN 


EXECUTIVE 
MAGISTRATE 
CUM - B.D.O 


BLOCK OFFICE BARHARA KOTHI 


15 


MANOJ KUMAR 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE JALALGARH 


16 


GULAM MUSTAFA ANSARI 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE AMOUR 


17 


VISHWA RANJAN 
BHATTACHARYA 


DISTRICT 
STATISTICAL 
OFFICER 


DISTRICT STATISTICS OFFICE 
PURNIA 


18 


INDRAJEET KUMAR YADAV 


DISTRICT DAIRY 
DEV . OFFICER 


DISTRICT DAIRY DEVELOPMENT 
OFFICE PURNIA 


19 


ASHOK KUMAR YADAV 


ASSISTANT 
ENGINEER 


WATER DRAINAGE & INVEST . 
SUB DIV . PURNIA 


List of Polling- 1 Officer : Purnia District 
Purnea - Araria -Kishanganj Local Authority Election 2009 


SLNO 


NAME 


DESIGNATION 


OFFICE 


20 


SANTOS KUMAR 
PANDEY 


BLOCK WELFARE 
OFFICER 


BLOCK OFFICE DHAMDAHA 


21 


SITA RAM SINGH 


BLOCK WELFARE 
OFFICER 


DISTRICTWELFARE OFFICE 
PURNIA 


22 


GOPIRAJAK 


CIRCLE INSPECTOR 


CIRCLE OFFICE PURNIA EAST 


23 


ASHOK KUMAR 


CIRCLE INSPECTOR 


CIRCLE OFFICE RUPOULI 


24 


PARMANAND SINGH 


BLOCK EXTENTION 
OFFICER 


BLOCK OFFICE AMOUR 


25 


AJAY KUMAR SINHA 


GRAM PANCHAYAT 
SUPERVISOR 


BLOCK OFFICE AMOUR 


26 


HARENDRA KUMAR 


BLOCK WELFARE 
OFFICER 


BLOCK OFFICE BHAWANIPUR 


27 


RAMESH PRASAD 


GRAM PANCHAYAT 
SUPERVISOR 


BLOCK OFFICE DHAMDAHA 


28 


ASHOK KUMAR SINGH 


GRAM PANCHAYAT 
SUPERVISOR 


BLOCK OFFICE KASBA 


29 


SHIV KUMAR SHARMA 


CIRCLE INSPECTOR 


CIRCLE OFFICE DAGARUA 


30 


JAI JAI RAM 


GRAM PANCHAYAT 
SUPERVISOR 


BLOCK OFFICE PURNIA EAST 


31 


SANJIV KUMAR SINGH 


BLOCK COOPERATIVE 
EXTN.OFFICER 


BLOCK OFFICE DHAMDAHA 


4 


PER JIGC, 5 3tta 2009 


SLNO 


NAME 


DESIGNATION 


OFFICE 


32 


HARENDRA KUMAR 


BLOCK COOPERATIVE 
EXTN.OFFICER 


BLOCK OFFICE K.NAGAR 


33 


BINOD KUMAR SINGH 


BLOCK WELFARE 
OFFICER 


BLOCK OFFICE AMOUR 


34 


SHIV KUMAR PODDAR 


CIRCLE INSPECTOR 


CIRCLE OFFICE K.NAGAR 


35 


BIBHUTI PRASAD 
YADAV 


BLOCK STATISTICAL 
SUPERVISOR 


BLOCK OFFICE K.NAGAR 


36 


BINAY KUMAR MANDAL 


BLOCK EDUCATION 
EXTN . OFFICER 


BLOCK OFFICE BAISA 


37 


RAMESH RANJAN 
PRASAD 


LABOUR 
ENFORCE.OFFICER 
RUPOULI 


LABOUR ENFORCEMENT OFFICE 
PURNIA 


38 


ASHWANI KUMAR 
CHOUBEY 


BLOCK WELFARE 
OFFICER 


DISTRICT WELFARE OFFICE 
PURNIA 


List of Presiding Officer : Purnia District 
Purnea -Araria -Kishanganj Local Authority Election 2009 


SLNO 


NAME 


DESIGNATION 


OFFICE 


1 


PAWAN KUMAR MANDAL 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE 
DHAMDAHA 


2 


KAVINDRA NATH THAKUR 


DISTRICT COOPERATIVE 
OFFICER 


DISTRICT COOPERATIVE 
OFFICE PURNIA 


3 


BINOD KUMAR PANKAJ 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE SRINAGAR 


4 


SUDHIR KUMAR 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE PURNIA 
EAST 


5 


NADIMUL GAFFAR SIDDIQUE 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE DAGARUA 


6 


GOPAL SHARAN 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE BAISA 


7 


R.L. SATYARTHI 


NATIONAL SAVING OFFICER 


NATIONAL SAVING OFFICE 
PURNIA 


8 


MANOJ KUMAR 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE KASBA 


9 


ARVIND KUMAR BHARTI 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE BAISI 


10 


CHHANGURIMANDAL 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE RUPOULI 


11 


DIPAK KUMAR SAHU 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE K.NAGAR 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2009 


5 


SLNO 


NAME 


DESIGNATION 


OFFICE 


12 


SHATRUGHAN KAMTI 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE 
BHAWANIPUR 


13 


MANOJKUMAR JHA 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE 
BANMANKHI 


14 


| MD. IMRAN 


EXECUTIVE MAGISTRATE 
| CUM- B.D.O 


BLOCK OFFICE BARHARA 
KOTHI 


15 


MANOJ KUMAR 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE 
JALALGARH 


16 


GULAM MUSTAFA ANSARI 


CIRCLE OFFICER 


CIRCLE OFFICE AMOUR 


17 


VISHWA RANJAN 
BHATTACHARYA 


DISTRICT STATISTICAL 
OFFICER 


DISTRICT STATISTICS 
OFFICE PURNIA 


18 


INDRAJEET KUMAR YADAV 


DISTRICT DAIRY DEV . 
OFFICER 


DISTRICT DAIRY 
DEVELOPMENT OFFICE 
PURNIA 


19 


ASHOK KUMAR YADAV 


ASSISTANT ENGINEER 


WATER DRAINAGE & 
|INVEST. SUB DIV. PURNIA 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव लोचन, विशेष सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

21 जुलाई 2009 
सं ० 01 / रा.स्था.वि.सह.से.( स्था .) 016 / 09-2311- श्री कुमार शांत रक्षित, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा 
को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियाँ, सुपौल का प्रभार दिया जाता है । 

श्री राम रूप राय , कार्यकारी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सुपौल की सेवा अपने समकक्ष पद पर अन्यत्र 
पदस्थापन हेतु निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को वापस की जाती है । 

सं ० 01 / रा. स्था.वि.सह.से.( स्था .) 016 / 09-2312 — श्री चन्द्रशेखर सिंह, प्रबंध निदेशक, समस्तीपुर जिला केन्द्रीय 
सहकारिता बैंक लि ., समस्तीपुर, को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, 
समस्तीपुर का प्रभार दिया जाता है । 

सं ० 01 / रा. स्था.वि. सह.से. ( स्था .) 016 / 09-2313 — श्री नरेश कुमार, सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, शिवहर 
को विभागीय राज्यादेश सं . - 4574, दिनांक 19 नवम्बर 2008/26 मार्च 2009 के आलोक में सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियाँ, शिवहर अंचल से जिला सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर के रूप में उत्क्रमित कार्यालय में जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शिवहर के रूप में पदनामित किया जाता है । 

सं ० 01 / रा.स्था.वि.सह.से. ( स्था .) 016 / 09-2314 — श्री शंभू सेन कुमार, सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, 
अरवल को विभागीय राज्यादेश सं. 4574, दिनांक 19 नवम्बर 2008/26 मार्च 2009 के आलोक में सहायक, निबंधक, 
सहयोग समितियाँ, अरवल अंचल से जिला सहकारिता पदाधिकारी , अरवल के रूप में उत्क्रमित कार्यालय में जिला 
सहकारिता पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अरवल के रूप में पदनामित किया जाता है । 

सं ० 01 / रा. स्था.वि.सह.से.( स्था .) 016 / 09-2315 — श्री बबन मिश्र , जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - सहायक 
निबंधक, सहयोग समितियाँ , लखीसराय को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता 
पदाधिकारी सह सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जमुई का प्रभार दिया जाता है । 


6 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2009 


श्री शिवनाथ पाण्डे कार्यकारी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जमुई की सेवा अपने समकक्ष पद पर अन्यत्र 
पदस्थापन हेतु निबंधक , सहयोग समितियाँ , बिहार , पटना को वापस की जाती है । 

सं ० 1 / रा.स्था.वि.स. से.( स्था .)- 2316 — श्री संजय कुमार मंडल, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया को 
विभागीय राज्यादेश सं . 4574, दिनांक 19 नवम्बर 2008/26 मार्च 2009 के आलोक में सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ , 
अररिया अंचल से जिला सहकारिता पदाधिकारी , अररिया के रूप में उत्क्रमित कार्यालय में जिला सहकारिता पदाधिकारी 
सह सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया के रूप में पदनामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

ललन राय, उप - सचिव । 


21 जुलाई 2009 
स . 01 / रा.स्था.(3) वै. -10 / 09-2285 — श्री रमण झा , प्रबंध निदेशक , दी कटिहार डिस्ट्रीक सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव 
बैंक लि ., कटिहार को बिहार सेवा संहिता नियम 227, 228, 248( A ) के अन्तर्गत दिनांक 21 मई 2009 से 31 जुलाई 2009 
तक कुल 72 दिनों की उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 
2. उक्त अवधि में श्री झा अवकाश में नहीं रहते तो अपने कार्य पर बने रहते है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
गुप्तेश्वर प्रसाद, अवर सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

24 जुलाई 2009 
सं ० 6 / गो 0 34-14 / 2007-2889 / वा 0 क 0 — श्री प्रहलाद बैठा, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
संयुक्त आयुक्त ( प्र ० ), पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री राम 
लोचन चौधरी, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त , बिहार, पटना, अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त ( अपील ), केन्द्रीय प्रमंडल , पटना के दिनांक 31 जुलाई 2009 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक 
1 अगस्त 2009 से अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), केन्द्रीय प्रमंडल, 
पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-14 / 2007-2890 / वा 0 क 0 — श्री हरिनाथ मिश्र, बि वि ० से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण ), गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री राम लोचन चौधरी, वाणिज्य कर 
संयुक्त आयुक्त , बिहार, पटना, अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), भागलपुर के 
दिनांक 31 जुलाई 2009 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक 1 अगस्त 2009 से अगले आदेश तक के 
लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण ), भागलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
लाल बाबू गुप्ता, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2009 


7 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


मैं , नरेन्द्र कुमार उर्फ नरेन्द्र श्रीवास्तव, पिता श्री अनिल कुमार, पता फ्लैट संख्या 135 , डिफेन्स 
कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना, बिहार यह घोषणा करता हूं कि मैं सभी कार्यों / प्रयोजनों के लिए केवल 
नरेन्द्र श्रीवास्तव के नाम से ही जाना जाउंगा । 


नरेन्द्र कुमार, 


फ्लैट संख्या 135, डिफेन्स कॉलोनी, 

कंकड़बाग, पटना । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

20-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2009 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2009 


9 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


समाज कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

6 जुलाई 2009 
सं ० स0 क 0निग0-30–24 / 08-2000 / स0 क0— श्रीमती मंजू कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना 
पदाधिकारी, पटना ग्रामीण सम्प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी , वारिसलीगंज, नवादा के विरूद्ध विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक 4623, दिनांक 18 दिसम्बर 2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी । उनके विरूद्ध जब वे बाल विकास 
परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण के पद पर पदस्थापित थीं , अपने अधीनस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण / अनुश्रवण 
नियमानुसार सशक्त रूप से नहीं करने एवं सरकारी कार्यों के निष्पादन में घोर लापरवाही बरतने का आरोप है जिसके 
कारण उनके प्रभार के परियोजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा सुनियोजित अपराधिक षड्यन्त्र के 
तहत सरकारी राशि का गबन कर लिया गया है । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री कृष्ण प्रसाद , उप - सचिव , पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग 
कल्याण विभाग - सह - समाज कल्याण विभाग , बिहार, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा इस संदर्भ में आरोपित 
पदाधिकारी के द्वितीय कारण पृच्छा स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त सरकार के निर्णय के आलोक में श्रीमती मंजू 
कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण सम्प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, 
वारिसलीगंज, नवादा की बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के तहत 
अगले तीन साल तक की वेतन वृद्धियाँ असंचात्मक प्रभाव से रोकी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मृत्युंजय गुप्ता, उप - सचिव । 


सं ० स ० कानिग0-30-17 / 2009-2004 

समाज कल्याण विभाग 


संकल्प 

6 जुलाई 2009 
डिहरी अनुमंडल अन्तर्गत पदस्थापित निम्नांकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा मुख्यालय में नहीं 
रहने एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी ने जिला पदाधिकारी , रोहतास, सासाराम 
को प्रतिवेदित किया था : 

1. श्रीमती माजदा खातुन, बा ० वि ० परि ० पदा0, डिहरी सदर । 
2. श्रीमती मंजू झा , बा ० वि ० परि० पदा ०, नौहटा । 
3. श्रीमती मोना झा , बा ० वि ० परि ० पदा ०, रोहतास । 

श्रीमती अखौरी बेला सिंह, बा ० वि ० परि ० पदा ०, अकोढीगोला । 
श्रीमती निलीमा सिन्हा, बा ० वि ० परि० पदा0, तिलौथू । 


4 . 
5 . 


10 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2009 


उक्त पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने ज्ञापांक 156 / गो 0, दिनांक 20 फरवरी 2009 द्वारा निदेशक , आई 0 सी 0 डी 0एस0 
निदेशालय , पटना को प्रेषित की थी । प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना आई० सी ० डी ०एस ० निदेशालय, पटना के पत्र संख्या 567, 
दिनांक 5 मार्च 2009 द्वारा उक्त ज्ञाप पत्र विभाग में प्राप्त होने पर विभागीय ज्ञापांक 912, दिनांक 26 मार्च 2009 द्वारा 
उपर्युक्त सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगी गई । श्रीमती माजदा खातुन, बा० वि० परि० 
पदाधिकारी , डिहरी सदर को छोड़कर शेष पदाधिकारियों का स्पष्टीकरण विभाग में प्राप्त हुआ है । बाल विकास परियोजना 
पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा इस मामले पर सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने सभी स्पष्टीकरणों को अमान्य करते 
हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के आलोक में उपर्युक्त सभी 
पाँच बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को लघु दंड के रूप में “निन्दन " की सजा देने का निर्णय लिया है । 

तद्नुसार (1) श्रीमती माजदा खातुन, बा० वि ०परि० पदा0, डिहरी सदर, (2) श्रीमती मंजू झा , बा ० वि ०परि० पदा0, 
नौहटा, (3) श्रीमती मोना झा , बा ० वि ० परि० पदा०, रोहतास , (4) श्रीमती अखौरी बेला सिंह, बा ०वि ० परिo पदा , अकोढ़ीगोला, 
(5) श्रीमती निलीमा सिन्हा, बा ० वि ० परिo पदा0, तिलौथू को निम्नांकित लघु दंड संसूचित किया जाता है : 
( क ) “निन्दन " की सजा जो उनके वर्ष 2009-10 के गोपनीय चारित्री में अंकित की जाय । 
आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 

प्रति (1) श्रीमती माजदा खातुन, बा ० वि ० परि ० पदा०, डिहरी सदर, (2) श्रीमती मंजू झा , बा ० वि ० परि ० पदा०, नौहटा, 
( 3) श्रीमती मोना झा , बा ० वि ० परि० पदा0, रोहतास , (4) श्रीमती अखौरी बेला सिंह , बा ० वि ० परि० पदा०, 
अकोढ़ीगोला, (5) श्रीमती निलीमा सिन्हा , बा ०वि ० परि ० पदा0, तिलौथू एवं अन्य संबंधितों को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मृत्युंजय गुप्ता, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 50 - डी टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


